निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 115 ) पटना , शुक्रवार 25 जनवरी 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


क्र०सं० 


अधिसूचना 

20 जुलाई 2018 
सं० 1 स्था० - 04/ 2017 - 4819 / वि०स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना सं० - 4730 , दिनांक 17.07. 2018 द्वारा 
प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत वेतन स्तर - 09 में निम्नलिखित सहायकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से 
प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण स्वीकार किया जाता है : 
नाम 

प्रभार ग्रहण की तिथि 
1. श्री छोटे पासवान 

दिनांक 17.07. 2018 ( अपराह्न ) 
श्री मो० कैसरे आलम 

दिनांक 17.07. 2018 ( अपराह्न) 
श्री सुधीर कुमार सिंह 

दिनांक 17.07.2018 ( अपराह्न ) 
श्री विश्वजीत कुमार 

दिनांक 17.07.2018 ( अपराह्न ) 

आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 115 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


